than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 वैशाख , 1937 ( श० ) 
संख्या 3 41 राँची, बुधवार 

20 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


15 मई, 2 0 15 
संख्या- 13/ न्या0 नि0 सं0-80 / 2013 का0 4379-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में श्री राज कमल मिश्रा, सिविल जज ( सीनियर डिवीजन)-|- सह. ए0सी0जे0एम0, जमशेदपुर को अगले 
आदेश तक अवर सचिव- सह - उप विधि परामर्शी, विधि ( न्याय) विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 4 1 - 50 | 


